निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 265 ) 


22 ज्येष्ठ 1931 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 12 जून 2009 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2009 
सं0 ग्रा. वि .8 ( थ)131 / 2007 / 4886 — निदेशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार 
के अन्तरविभागीय समन्वय हेतु अन्तरविभागीय समन्वय समिति का गठन निम्नवत किया जाता 


___- 


अध्यक्ष 
संयोजक सदस्य 
सदस्य 


ल 


+ 


सदस्य 


सदस्य 


G 


सदस्य 


मुख्य सचिव , बिहार 
प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , कृषि विभाग ( वागबानी ) 
प्रधान सचिव / सचिव, पशु संसाधन एवं मत्स्य संसाधन वि० 
प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , श्रम संशाधन विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , जल संसाधन विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , लघु जल संसाधन विभाग 
महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक 
महाप्रबंधक , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
महाडाकपाल , डाक विभाग 


o 


9 . 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


= 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जून 2009 


13. 
14 . 
15. 


सदस्य 
सदस्य 


राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 
क्षेत्रीय प्रबंधक, जीवन बीमा निगम 
क्षेत्रीय प्रबंधक , ओरियेन्टल इन्सोरेन्स कं0 
( राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) । 


सदस्य 


2. समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जायेगी तथा समिति द्वारा राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी । 

3. समय -समय पर आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में अन्य विभाग के प्रतिनिधि 
को आमंत्रित किया जा सकता हैं | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 265 -571+ 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


